रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


RFGD_ NO D L -33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - - खण्ड 3 – उप - खंड (ii) 
PARTIL - Section 3 -- Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
-- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - 
सं . 874 ] 

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28 , 2001 / अग्रहायण 7, 1923 
No. 874 

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28 , 2001/ AGRAHAYANA 7, 1923 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 

मुम्बई, 28 नवम्बर , 2001 
का . आ . 1181( अ ). - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड , कंपनी अधिनियम , 1956 
(1956 का 1 ) की धारा 77क की उप- धारा (2 ) के खंड ( च) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 (1992 का 15 ) की धारा 11 की उप - धारा (1 ) तथा ( 2 ) और 
धारा 30 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति 

और विनिमय बोर्ड ( प्रतिभूतियो को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम , 1998 का और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात् : 


1. 


(i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूनि और विनिमय बोर्ड ( प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा 
वापस लेना) ( संशोधन ) विनियम , 2001 कहा जायेगा । 


(ii ) 


वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( प्रतिभूतियो को क्रय द्वारा वापस लेना ) विनियम , 
1998 ( इसमे इसके पश्चात् " मूल विनियम " के रूप मे निर्दिष्ट ) में , 


( क ) विनियम 5 के पश्चात्, नया विनियम 5क निम्नानुसारअंत: स्थापित किया जायेगा - 


3683 G1/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 

( PART II --- SEC 3 (ii)] 
___ " बोर्ड का संकल्प - 5क . (1 ) कंपनी, इसकी बैठक में निदेशक बोर्ड द्वारा पारित 

संकल्प द्वारा प्राधिकृत , कंपनी ( संशोधन ) अध्यादेश, 2001 ( सं. 2001 की 7), द्वारा 
यथा अंत : स्थापित कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 77क की उप - धारा ( 2 ) के खंड 
( ख ) के पहले परंतुक के अधीन इसकी प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेने के लिए , 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन इसकी प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस ले सकेगी : 


( क ) विनियम 8 के उप विनियम (1 ) के अधीन सार्वजनिक घोषणा करने के 

पूर्व, सार्वजनिक सूचना कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक, एक 
हिन्दी राष्ट्रीय दैनिक तथा प्रादेशिक भाषा दैनिक में देगी , समस्त व्यापक 
परिचालन वाले , उस स्थान पर जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 
स्थित है ; 


( ख ) सार्वजनिक सूचना निदेशक बोर्ड द्वारा संकल्प के पारित किये जाने के 2 

दिनों के भीतर दी जायेगी । 


( ग) सार्वजनिक सूचना में अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अंतर्विष्ट 


होंगे । 


( 2) संकल्प की प्रति , निदेशक बोर्ड द्वारा इसकी बैठक में पारित, इसकी प्रतिभूतियों को क्रय 

द्वारा वापस लेने के लिए प्राधिकृत करते हुए , बोर्ड तथ स्टाक एक्सचेंजों जहां कंपनी की 
प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं के पास दाखिल की जायेगी, संकल्प के पारित किये जाने की तारीख 
के दो दिनों के भीतर । " 


( ख ) विनियम 7 में , 


शब्दों " उपाबद्ध व्याख्यात्मक विवरण " के पश्चात् तथा शब्दों "में , विनियम 5 " के 
पूर्व शब्द " या विनियम 5क के उप -विनियम (1 ) के अधीन सार्वजनिक सूचना " 
अंत: स्थापित किये जायेंगे । 


( ii ) शब्दों "विनियम 5 " के पश्चात् तथा शब्दों "में उल्लिखित प्रकटीकरण " के पूर्व 

शब्द " या विनियम 5क " अंत: स्थापित किये जायेंगे । 


विनियम 8 में , उप- विनियम (1 ) में , शब्दों "कंपनी जिसे एक विशेष संकल्प द्वारा 
प्राधिकृत किया गया हो " के लिए शब्द "कंपनी जिसे विशेष संकल्प या जिसे इसकी बैठक 
में निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया हो " प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( घ) विनियम 15 में , खंड ( क ) में , शब्दों " विनियम 5 में निर्दिष्ट विशेष संकल्प " के लिए 

शब्द " विनियम 5 में निर्दिष्ट विशेष संकल्प या विनियम 5क में यथा निर्दिष्ट इसकी बैठक 
में निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


( ङ ) विनियम 17 में , उप -विमियम (1 ) में , खंड ( क ) में शब्दों " विनियम 5 में निर्दिष्ट विशेष 

संकल्प " के पश्चात् शब्द " या इसकी बैठक में निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प , 
विनियम 5क में यथा निर्दिष्ट , " परिवर्धित किये जायेंगे । 


( च) विनियम 19 में , उप - विनियम (1 ) में , खंड ( क ) में , शब्दों "प्रचार सामग्री " के पश्चात् 

तथा शब्दों "में वास्तविक , " के पूर्व शब्द " या विनियम 5क के उप - विनियम ( 1 ) के खंड 
( क ) में निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना" अंतःस्थापित किये जायेंगे । 


3. 


मूल विनियम की अनुसूची I में , 


( क ) कोष्ठक "[ विनियम 5(1 ) के अधीन ]" के लिए कोष्ठक "[ विनियम 5 (1) तथा विनियम 

5क( 1)(ग) ] " प्रतिस्थापित किया जायेगा । 


( ख ) मद ( vii ) के खंड ( क ) में , शब्दों "सामान्य बैठक " के पश्चात् शब्द " या निदेशक बोर्ड 

की बैठक " परिवर्धित किये जायेंगे । 


( ग) 


मद ( x) के खंड ( क ) में , शब्दों "जिस पर सामान्य बैठक " के पश्चात् तथा शब्दों " बुलायी 
गयी है " के पूर्व, शब्द " या निदेशक बोर्ड की बैठक " अंत : स्थापित किये जायेंगे । 


4. 


मूल विनियम की अनुसूची II में , मद 5 को अब निम्नानुसार पढ़ा जायेगा : 


" 5. सभी तात्विक तथ्यों जिनमें उस साधारण बैठक जिसमें क्रय द्वारा वापस लेने को 

अनुमोदित करते हुए विशेष संकल्प पारित हुआ था की सूचना से उपाबद्ध 
व्याख्यात्मक विवरण की विषय -वस्तु या क्रय द्वारा वापस लेने को प्राधिकृत करते हुए 
निदेशक बोर्ड द्वारा संकल्प के पारित किये जाने के पश्चात् जारी सार्वजनिक सूचना 
की विषय- वस्तु सम्मिलित है, का विस्तृत और पूरा प्रकटीकरण । " 


5 . 


मूल विनियम की अनुसूची III में , मद 6 को अब निम्नानुसार पढ़ा जायेगा . 


" 6. सभी तात्विक तथ्यों जिनमें उस साधारण बैठक जिसमें क्रय द्वारा वापस लेने को 

अनुमोदित करते हुए विशेष संकल्प पारित हुआ था की सूचना से उपाबद्ध 


THE GAZETTEOFINDIA . EXTRAORDINARY 

PART II _ SFC. 3(ii )] 
व्याख्यात्मक विवरण की विषय - वस्तु या क्रय द्वारा वापस लेने को प्राधिकृत करते हुए 
निदेशक बोर्ड द्वारा संकल्प के पारित किये जाने के पश्चात् जारी सार्वजनिक सूचना 
की विषय- वस्तु सम्मिलित है , का विस्तृत और पूरा प्रकटीकरण । " 


[ फा . सं. भाप्रविबो/विधि/ 40935/2001 ] 

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष 


पादटिप्पण : 
1 . भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम , 1998 , 

मूल विनियम , सा . का . नि . सं. 975 ( अ) , 14 नवंबर 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 

हुआ था । 
2. यह तत्पश्चात् 21 सितंबर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( प्रतिभूतियों को क्रय 

द्वारा वापस लेना ) ( संशोधन ) विनियम , 1999 , का . आ. 776 ( अ) द्वारा संशोधित हुआ था । 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 


Mumbai,the 28th November, 2001 


Securities and Exchange Board of India (by Back of Securities) ( Amendment) 

Regulations, 2001 


S.O . 1181 (E ). — In exercise of powers conferred by sub - sections ( 1) and (2 ) of 
section 11 and sub-section ( 1 ) of section 30 of the Securities and Exchange 
Board of India Act, 1992 ( 15 of 1992 ) read with clause (f) of sub - section (2 ) of 
Section 77A of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the Securities and 
Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further 
amend the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities ) 
Regulations , 1998 , namely : 


1. (i) These regulations shall be called the Securities and Exchange Board of 

India ( Buy Back of Securities ) (Amendment) Regulations, 2001. 


(ii) They shall come into force on the date of their publication in the 

Official Gazette. 


2. In the Securities and Exchange Board of India ( Buy Back of Securities ) 

Regulations 1998 ( hereinafterreferred to as the principal regulations ), 


(a ) 


after regulation 5 , a riew regulation 5A shall be inserted as urider - 

" Board resolution - 5A .( 1) A company, authorised by a 
resolution passed hv the Board of Directors at its meeting , to 
buy back its securities under first proviso to clause (b ) of 
sub -section ( 2 ) of section 77A of the Companies Act , 1956 
as inserted by the Companies (Amendment) Ordinance , 
2001 ( No. 7 of 2001 ), may buy back its securities subject to 
thefollowing conditions : 


[ 4711 - -953 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र . असाधारण 


Y - NE 


(a ) before making a public announcement under sub 

regulation ( 1 ) of regulation 8 , a public notice shall 
be given in atleast one English national daily , one 
Hindi national daily and a regional language daily , 
all with wide circulation at the place where the 

registered office of the company is situated , 
(b ) the public notice shall be given within 2 days of 

the passing of the resolution by the Board of 
Directors ; 


(c ) the public notice shall contain the disclosures as 

specified in schedule I. 


(2) 


A copy of the resolution , passed by the Board of Directors at 
its meeting , authorising buy back of its securities , shall be 
filed with the Board and the stock exchanges where the 
securities of the company are listed , within two days of the 
date of the passing of the resolution . 


(b ) 


in regulation 7 , 


after the words " the Companies Act" and before the words 
" shall contain the disclosures" the words " or the public notice 
under sub -regulation ( 1 ) of regulation 5A " shall be inserted . 


after the words " regulation 5 " and before the words " and 
also the following " the words " or regulation 5A " shall be 
inserted . 


in regulation 8 , in sub -regulation ( 1 ) , after the words " authorised by 
a special resolution " and before the words " shall before buy back " 
the words " or a resolution passed by the Board of Directors at its 
meeting " shall be inserted . 


in regulation 15 , in clause (a ), for the words " The special resolution 
referred to in regulation 5 " the words " The special resolution 
referred to in regulation 5 or the resolution passed by the Board of 
Directors at its meeting as referred to in regulation 5A" shall be 
substituted . 
in regulation 17 , in sub -regulation ( 1), in clause (a ) after the words 
" The special resolution referred to in regulation 5 " the words " or the 
resolution passed by the Board of Directors at its meeting, as 
referred to in regulation 5A " shall be added . 


in regulation 19 , in sub - regulation ( 1 ) , in clause (a ), after the words 
" publicity material" and before the words " shall contain " , the words 
" S . public notice referred to in clause ( a ) of sub -regulation ( 1 ) of 
regulation 5A " shall be inserted. 


THE GAZETTE OF INDIA · EXTRAORDINARY 


PART II — SEW . 3 ( 11)] 


I 


3 . In Schedule 1 of the principal regulations; 


(a ) for the bracket " [under regulation 5 (1) ]" the bracket "[under regulation 5 

( 1) and regulation 5A ( 1) (c )]" shall be substituted . 


(b ) in clause (a ) of item (vii), after the words " the GeneralMeeting " the words 

" or the Meeting of the Board of Directors" shall be added . 


( c ) in clause ( a ) of item (x ), after the words " the General Meeting " and before 

the words " is conveyed " , the words " or the Meeting of the Board of 
Directors " shall be inserted . 


4 . In Schedule Il of the principal regulations, in item 5 , after the words 

" approving the buy back was passed " the words " or the contents of public 
notice issued after the passing of the resolution by the Board of Directors 
authorising the buy back " shall be added . 


5 . In Schedule II of the principal regulations, in item 6 , after the words 

" approving the buy back was passed " the words " or the contents of public 
notice issued after the passing of the resolution by the Board of Directors 
authorising the buy back " shall be added . 


IF NO. SEBILGL /40935/2001 || 

D . R .MEHTA , Chairman 


Footnote : 


1. 


Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) 
Regulations, 1998 , the principal regulations, were published in the Gazette 
of India on November 14 , 1998 , vide G . S . R No . 975 ( E ). 
It was subsequently amended on September 21 , 1999 by SEBI (Buy Back 
16of Securities) (Amendment) Regulations, 1999 vide S . O . 776 (E ). 


2 . 


Printed by thic Mur,0 % , ( ovt of India Pro 4, Ring Road , Mavap :1/1, New Delhi- 110064 

mod Publiched by the controllor of Publications, Delhi- 100154 


